शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 14 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2019 - चैत्र 15, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , चुपूराम बंजारे आत्मज श्री बलीराम, उम्र 62 वर्ष, निवासी -260, सुभाष चौक, डुंडेरा , 
उतई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरा सही व पूर्ण नाम “ चुपूराम बंजारे ” है, किन्तु मेरे कुछ आवश्यक दस्तावेजों व राजस्व 
अभिलेखों में मेरा नाम “ चुकुराम ” व “ चुनूराम ” दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं मेरे सही नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे चुपूराम बंजारे आ . श्री बलीराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चुकुराम, चुनूराम 
पिता- श्री बलीराम 
निवासी -260, सुभाष चौक , 

डुंडेरा , उतई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


चुपूराम बंजारे 
पिता- श्री बलीराम 
निवासी-260, सुभाष चौक , 

डुंडेरा , उतई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


73 


74 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती रेखा देवांगन ध. प. श्री मिनेश कुमार देवांगन उम्र 54 वर्ष, निवासी - म. नं.- 2 बी , 
सड़क नं. -12 , सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम “ श्रीमती गायत्री देवांगन ” दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा सही नाम “रेखा देवांगन ” है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों व आधार कार्ड में दर्ज है. मैं अपने सही नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों 
में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती रेखा देवांगन ध. प. श्री मिनेश कुमार देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती गायत्री देवांगन 
पति - श्री मिनेश कुमार देवांगन 

निवासी - म. नं . - 2 बी , 
सड़क नं. - 12, सेक्टर-2, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती रेखा देवांगन 
पति - श्री मिनेश कुमार देवांगन 

निवासी - म . नं. - 2 बी , 
सड़क नं . - 12 , सेक्टर -2, भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , पूनमचंद जैन आत्मज स्व . पुखराज जी जैन , निवासी -नंदई , कुंआ चौक, वार्ड नं .- 35 , 
तहसील व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम “ पूनमचंद जैन ” है, जो कि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों 
में दर्ज है, किन्तु मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम “ पूमनचंद जैन ” दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं मेरे सही नाम को मेरे पेनकार्ड में तथा अन्य आवश्यक 
अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे पूनमचंद जैन आ . स्व . पुखराज जी जैन के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


पूमनचंद जैन 


पूनमचंद जैन 


पिता - स्व . पुखराज जी जैन 
निवासी -नंदई, कुंआ चौक, वार्ड नं. -35 , 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


पिता - स्व . पुखराज 

जी जैन 
निवासी - नंदई, कुंआ चौक, वार्ड नं.- 35, 

तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


75 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती श्रुति घोष ध. प. श्री सुदीप घोष, उम्र 39 वर्ष, निवासी - शॉप नं .- 184 , जोनल 
मार्केट, सेक्टर-10, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम “ कुमारी बंसती देबनाथ आत्मजा श्री 
नानी गोपाल देबनाथ ” था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री सुदीप घोष के साथ संपन्न हुआ. विवाह 
पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम / उपनाम श्रीमती श्रुति घोष रख ली हूँ, तथा मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती श्रुति घोष ध. प. श्री सुदीप घोष के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कुमारी बसंती देबनाथ 
( KUMARIBASANTIDEBNATH ) 

पिता - श्री नानी गोपाल देबनाथ 
( D/ o - SHRINANI GOPALDEBNATH) 
निवासी - शॉप नं . - 184, जोनल मार्केट, 
सेक्टर -10, सिविक सेंटर भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती श्रुति घोष 
(SMT. SHRUTIGHOSH ) 

पति - श्री सुदीप घोष 
( W/ o- SHRISUDEEPGHOSH) 
निवासी - शॉप नं. - 184, जोनल मार्केट , 
सेक्टर-10 , सिविक सेंटर भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती उषा धुर्वे ध. प. श्री राजकुमार धुर्वे, उम्र 48 वर्ष, जाति गोंड, स्थायी निवास - ग्राम 
झलरी , पोस्ट आफिस- अखरार, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली ( छ. ग.), वर्तमान निवासी - सड़क नंबर -36 , ब्लाक नंबर-27, क्वा. नं.- बी , 
सेक्टर -4 , भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग .) की हूँ. यह कि पूर्वमें मेरा नाम “ उषा देवी धुर्वे ” था यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों में दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्रभिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा पूर्वनाम “ श्रीमती उषा देवी धुर्वे” ही दर्ज है. मैं अपने 
पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम “ श्रीमती उषा धुर्वे ” रख ली हूँ मैं अपने नये नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में व समस्त शासकीय / 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती उषा धुर्वे ध. प. श्री राजकुमार धुर्वे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


उषा देवी धुर्वे 
पति - श्री राजकुमार धुर्वे 
स्थायी निवास - ग्राम - झलरी , 
पोस्ट आफिस - अखरार, 

तहसील- लोरमी, 
जिला - मुंगेली ( छ. ग. ) 
वर्तमान निवासी - सड़क नंबर -36 , 
ब्लाक नंबर -27 , क्वा. नं . - बी , 

सेक्टर -4, भिलाई नगर, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती उषा धुर्वे 
पति - श्री राजकुमार धुर्वे 
स्थायी निवास - ग्राम - झलरी, 
पोस्ट आफिस - अखरार, 

तहसील- लोरमी , 
जिला-मुंगेली ( छ. ग. ) 
वर्तमान निवासी - सड़क नंबर -36 , 
ब्लाक नंबर -27 , क्वा . नं. - बी , 

सेक्टर-4, भिलाई नगर , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


76 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सुरेन्द्र कुमार साहू आत्मज श्री हरीलाल साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी - चौखड़िया पारा , वार्ड 
क्र .- 39 , राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरा सही व पूर्ण नाम “ सुरेन्द्र कुमार साहू आ . श्री हरीलाल साहू " 
है किन्तु मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम “ सुरेन्द्र कुमार आ . श्री हरीलाल ” दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने पूर्ण 
नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे सुरेन्द्र कुमार साहू आ. श्री हरीलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुरेन्द्र कुमार 


पिता - श्री हरीलाल 
निवासी - चौखड़िया पारा, वार्ड क्र . - 39 , 

राजनांदगांव, 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


सुरेन्द्र कुमार साहू 

पिता - श्री हरीलाल साहू 
निवासी - चौखड़िया पारा, वार्ड क्र .- 39 , 

राजनांदगांव, 
तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अजय लोधी आत्मज श्री आजू राम जंघेल, जाति लोधी, निवासी - बख्तावरचाल, वार्ड नं. 
18, तुलसीपुर, राजनांदगांव तहसील व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम “ अजय कुमार जंघेल ” था. मैं अपने नाम 
को परिवर्तित कर नया नाम “ अजय लोधी ” रख लिया हूँ. जो कि मेरे जाति प्रमाण पत्र में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


. 


अतः अब मुझे अजय लोधी आ . श्री आजू राम जंघेल के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अजय कुमार जंघेल 
पिता - श्री आजू राम जंघेल 
निवासी - बख्तावरचाल, वार्ड नं. - 18 , 

तुलसीपुर, राजनांदगांव, 
तह . व जिला - राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


अजय लोधी 
पिता - श्री आजू राम जंघेल 
निवासी - बख्तावरचाल , वार्ड नं . - 18 , 

तुलसीपुर, राजनांदगांव, 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


77 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , ऋषभ मुड़तकर आत्मज श्री जगत राम उके, उम्र 19 वर्ष, निवासी - म. नं. - 13 /16 , पानी 
टंकी के पास , मदर टेरेसा नगर, वार्ड नं.- 21, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम “ ऋषभ उके " 
( HRISHABH UIKE) था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में दर्ज है. मैं मेरे उपनाम “ उके ” को परिवर्तित कर उसके स्थान 
पर नया उपनाम “ मुड़तकर ” जोड़कर नया नाम/ उपनाम “ऋषभ मुड़तकर ” ( HRISHABH MUDATKAR ) रख लिया हूँ. मैं मेरे नये नाम को 
मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे ऋषभ मुड़तकर आ . श्री जगत राम उके ( HRISHABH MUDATKAR S/o- SHRIJAGAT RAM UIKE) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ऋषभ उके 


( HRISHABHUIKE) 

पिता - श्री जगत राम उके 
( S/ o- SHRIJAGAT RAM UIKE) 
निवासी - म. नं .- 13/16, पानी टंकी के पास , 
मदर टेरेसा नगर, वार्ड नं . 21, 

सुपेला भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


ऋषभ मुड़तकर 
(HRISHABH MUDATKAR ) 

पिता - श्री जगत राम उके 
( S / o- SHRIJAGAT RAMUIKE) 
निवासी - म . नं. - 13/ 16, पानी टंकी के पास , 
मदर टेरेसा नगर, वार्ड नं . 21 , 

सुपेला भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मो . अयाज अंसारी आत्मज श्री भारत राम , उम्र 30 वर्ष, निवासी - वार्ड नं . -62, मरोदा 
स्टेशन, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम “ खम्मन साहू ” था. जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों , 
आधार कार्ड व राशन कार्ड में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम “ मो . अयाज अंसारी आ. श्री भारत राम ” रख लिया हूँ. मेरा 
परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे मो . अयाज अंसारी आ . श्री भारत राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


खम्मन साहू 
पिता - श्री भारत राम 
निवासी - वार्ड नं .- 62, 
मरोदा स्टेशन, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


मो. अयाज अंसारी 
( MD.AYAJANSARI ) 

पिता - श्री भारत राम 
( S/ o -SHRI BHARAT RAM) 

निवासी - वार्ड नं .- 62 , 
मरोदा स्टेशन , भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


78 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी , धमतरी ( छ. ग. ) 


धमतरी , दिनांक 21 जनवरी 2019 


प्रकरण क्रमांक 02 ब / 113 वर्ष 2016-17 


क्रमांक / 316 /अ.वि.अ./वा./2019.-आवेदक श्री हर्षद मेहता पिता स्व . श्री मूलजी भाई मेहता एवं 05 अन्य द्वारा निजी न्यास की 
स्थापना करना चाहता है जो घोषित और संबंधित प्रावधानों के अधीन है. विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है : 


1 . 


आवेदक का नाम एवं पता :- श्री हर्षद मेहता ( अध्यक्ष) निवासी बस्तर रोड धमतरी जिला धमतरी 


2 . 


ट्रस्ट का नाम :- श्री गोवर्धननाथ जी हवेली मंदिर ट्रस्ट धमतरी जिला धमतरी घोषित किया गया है. 


3 . न्यास कार्यालय का नाम :- श्री गोवर्धननाथ जी हवेली मंदिर ट्रस्ट , श्री मणी नगर, अंकूर गृह निर्माण सहकारी समिति के पास धमतरी 
जिला धमतरी 


4 . 


न्यासी का नाम एवं पता :- ( 01. ) श्री हर्षद मेहता पिता स्व . श्री मूलजी भाई मेहता धमतरी ( 02. ) श्री भरत संघवी पिता स्व . 
दामोदारदास भाई संघवी गुजराती कालोनी धमतरी ( 03. ) कीर्तिशाह पिता श्री रत्तीलाल शाह धमतरी ( 04. ) श्री दुर्गाशंकर पिता दामोदर प्रसाद 
संघवी धमतरी ( 05. ) तरूण प्रेमचंद अंबानी ( 06. ) नितिन अमृतलाल चितालिया 


5 . 


उनके उत्तरवादी और यहां गठित न्यास के वर्तमान न्यासीगण या अंतिम उत्तरवादी के संपादनकर्ता और प्रबंधनकर्ता समाहित होंगे. 


6 . 


ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है :- वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी एवं अपने आराध्य श्री श्रीनाथ जी के स्वरूप श्री गोवर्धननाथ जी हवेली मंदिर 
निर्माण के स्वप्नदृष्टा श्री मणीलाल दयालजी मिरानी की प्रेरणा से उनके पुत्र श्री विपीन कुमार मिरानी के द्वारा दान से भूमि दिये जाने से उद्भव , 
स्वभाव धार्मिक एवं पूण्यार्थउदेश्य वैष्णव सम्प्रदाय की प्रति लोगों में आस्था एवं विश्वास के साथ मानव सेवा के कार्य सम्पादित करना. 


7 . 


अनुमानित मूल्य चल तथा अचल संपत्ति का विवरण :- श्री गोवर्धननाथ जी मंदिर हवेली ट्रस्ट धमतरी का एक सेविंग खाता ओरिएंटल 
बैंक आफ कामर्स शाखा धमतरी में क्रमांक 05742011002486 है जिसमें चल पूंजी के रूप में 1,30,035.00 रु. विद्यमान है. खुली परिवर्तित भूमि 
सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, वार्ड क्र . 05 ( अंकुर गृह निर्माण सहाकारी समिति धमतरी से लगा हुआ है ) स्थित है जिसका ख. न. 7/16 का 
टुकड़ा रकबा 4045 वर्गफुट/ 375.923 वर्ग मी., परिवर्तित लगान 325.00 रु. प्रति वर्ष है . उक्त अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 7,21,000.00 
रु . अक्षरी सात लाख इक्कीस हजार रु. 


8 . 


ट्रस्ट की आमदनी का साधन :- ट्रस्टीगणों द्वारा दिया गया दान एवं वैष्णव सम्प्रदाय के धर्मप्रेमी वैष्णवजन से प्राप्त दान. 


9 . 


औसत कुल वार्षिक आमदनी :- निरंक 


10 . 


औसत कुल 

वार्षिक खर्च : - निर्माणाधीन मंदिर से लगी लागत . 


11 . 


न्यासियों का पारिश्रमिक :- न्यासीगणों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी सेवा निःशुल्क है. 


( सी . डी . वर्मा ) 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2019 


79 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पंजीयक लोक न्यास भाटापारा, 

जिला बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग. ) 


भाटापारा, दिनांक 22 मार्च 2019 


प्रारूप - चार 
( नियम 5 ( 1 ) देखें ) 


( मध्यप्रदेश/ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा 5 ( 2 ) ( 1951 का 30 ) और मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम , 1962 

के नियम 5 ( 1 ) के द्वारा ) 


लोक न्यासों के पंजीयक भाटापारा जिला बलौदाबाजार के समक्ष 


क्रमांक /137/ अवि / वा.- 1/2019. – जबकि श्री जगतनारायण अग्रवाल पिता रामकृष्ण अग्रवाल, निवासी सदर वार्ड भाटापारा वगैरह ने 
मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए एक आवेदन 
लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए किया है, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन 2019 के दिनांक 22-3-2019 पर मेरे 
द्वारा न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा. 


अतः मैं भाटापारा जिला बलौदाबाजार- भाटापारा के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार , अपने न्यायालय में दिनांक 22-4-2019 को उक्त 
अधिनियम की धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) के द्वारा आपेक्षित जांच करने की प्रस्थापना करता हूँ. 


किसी आपत्ति ( या सुझाव ) को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखते वाले किसी भी व्यक्ति को इस 
सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो 
व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार 
में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता : 


श्री मावली माता मंदिर ट्रस्ट 
पता- ग्राम सिंगारपुर तहसील भाटापारा 
जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ. ग . 


2 . 


चल : 


50,000 रुपये नगद 26.50 तोला सोना, 5.5 किलो चांदी एवं 
अन्य वस्तु का अनुमानित मूल्य 28,000.00 रुपये 


3 . 


अचल संपत्ति का : 


ग्राम सिंगारपुर प. ह. नं. 13 तहसील भाटापारा स्थित भूमि 
खसरा नं . 1667 रकबा 0.121 एकड़ 


( महेश सिंह राजपूत ) 
अनुविभागीय अधिकारी. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019 . 


